निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 श्रावण 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 665 ) पटना , वृहस्पतिवार , 27 जुलाई 2017 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


04 


06 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2017 
सं0 बि०व०से० (स्था०) - 02 / 14 - 2384 / प०व० — बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत 
निम्नांकित वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों को पे बैंड पी०बी० - 2 + ग्रेड पे - 4800 / - में बिहार वन सेवा के सहायक वन 
संरक्षक के पद पर औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है : 
क्र०सं० पदाधिकारियों का नाम 

मूल कोटि वरीयता क्रमांक 
| श्री शशि भूषण झा 
| श्री विद्यापति सिन्हा 

05 
श्री सुनील कुमार शरण 
4 श्री ब्रज किशोर 

09 
5 श्री भरत भूषण पाल 

10 
6 श्री राम नरेश झा 

13 
| श्री विमल कुमार 
8 श्री अवधेश कमार 

18 
9 श्री अम्बिका शरण सिन्हा 

19 
मो० जुनैद अली 
11 श्री नरेश प्रसाद 

22 
12 श्री शशि भूषण प्रसाद 

23 
श्री रमेन्द्र कुमार सिन्हा 

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह 
15 | श्री गोपाल झा 

27 
16 | श्री अनिल कुमार झा 

17 श्री सुबोध कुमार गुप्ता 
| 18 श्री रविन्द्र कुमार रवि 

31 


booNo||PON 


16 


13 


24 


14 


28 
30 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 जुलाई 2017 
2. क्र०सं० 14 से 18 में अंकित पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 13295 
दिनांक 28.09.2016 के आलोक में औपबंधिक रूप से स्थानापन्न प्रोन्नति दी जाती है । 

3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ, सहायक वन संरक्षक एवं समकक्ष पद पर पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने 
के पश्चात पद के प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । 

____ 4. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी०( सी०) 
संख्या - 29770 / 2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

रत्नेश झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 665 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


